रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार... _ REGISTEREDINo DL -3029 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTEREDNo . D . L. - 33002/ 99 


SKS 


TMAL 


NXN. LNO 


दिल्ली राजपन्न 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं 191 ] 
No. 191 ] 


- 


. . . . . . . . ... 


दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 21 , 2012 / कार्तिक 30 , 1934 [ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 196 
DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2012 /KARTIKA 30 , 1934 IN .C . T. D . No. 196 

भाग - IV 

PART -- IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


पर्यावरण , वन एवं, वन्य जीव विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 21 नवम्बर, 2012 
सं . फा . 422 / डब्ल्यूएफडी /सीओटी / 11 - 12 / 2190 - 2201. जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में 
ऐसा करना आवश्यक समझती है ; 

अतः अब, दिल्ली वक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 ( 1994 का दिल्ली अधिनियम 11 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क 
हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली एमटीआरटीएस के तृतीय चरण के मुकुन्दपुर गलियारे के भीकाजी कामा से शालीमार बाग तक 
की दूरी पर निर्माण हेतु प्रस्तावित 39. 294 हैक्टेयर क्षेत्रफल से 2147 वृक्षों की कटाई को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा ( 3 ) के उपबंधों 
से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है । 

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है : 
( क ) उप - वन संरक्षक ( पश्चिम ) के माध्यम से वन एवं वन्य जीव विभाग , दिल्ली मेट्रो रेल निगम की लागत पर अर्थात् दिल्ली 

मेट्रो रेल निगम से राशि 28,000/ - रुपये ( अट्ठाईस हजार रुपये मात्र ) प्रति वृक्ष की दर से जमा कराई प्रतिभूति राशि में से 
वसूल करके पश्चिम वन प्रभाग के सावदा में 6 फुट से अधिक ऊंचाई के विभिन्न प्रकार के 21470 पौधों का क्षतिपूर्ति 

वृक्षारोपण करेगा । 
( ख ) दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सावदा स्थित गांव सभा की लगभग 31 एकड़ ( 146 बीघा 17 बिस्वै ) भूमि का भू - भाग कब्जा लेने 

के लिए अधिमूल्य तथा भू - तल भाड़े पर गांव सावदा उत्तर पश्चिम जिले के पक्ष में आवश्यक भुगतान करेगा, जो निदेशक 
( पंचायत ) के दिनांक 16- 8 - 2012 के पत्र सं. बीडीओ/ एनडब्ल्यू/ अलाट/ सावदा/ 2012/1988 तथा मुख्य वन संरक्षक के 
दिनांक 3 - 9 - 2012 के पत्र संख्या 11 ( 136 ) / पीए/ सीसीएफ / 11 -- 12 / डीएमआरसी फेज -III/ 2661 - 69 के अनुसार आबंटित 

तथा सूचित की गई है । 
( ग ) वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को 
सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
संजीव कुमार , सचिव ( पर्यावरण , वन एवं वन्य जीव ) 


4349 DG/2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WIDLIFE 


NOTIFICATION 

Delhi,the 21st November, 2012 
.. . E No . 422 /WFP /COT/11- 12 /2190 -2201.- Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi 
considers it necessary to do so in the public interest, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act , 1994 
(Delhi Act 11 of 1994),the Government of NationalCapital Territory ofDelhi hereby exempts an area of 39.294 ha. proposed 
for construction of Mukundpur Corridor of DelhiMTRTS Phase III for Bhikaji Cama to Shalimar Bagh stretch from the 
provisions of sub -section (3 ) of Section 9 ofthe said Act, involved in removal of 2147 trees. 

The cxemption is subject to the following conditions : 
(a) The Department of Forest & Wildlife through DCF (West ) shall raise compensatory plantation of 21470 no. 

of tall saplings of tree species of more than 6 feet height at Sawda in West Forest Division at the cost of 

DMRC .e by realizing the Security Deposit amount @ Rs. 28,000 /- per tree from DMRC . 
(b ) DMRC shallmake necessary payment in favour ofGaon Sabha , Sawda, Distt. North West towards premium 

and ground rent for taking possession of the piece of Gaon Sabha Land at Sawda of approximately 31 acre 
( 146 bigha 17 biswa ) which hasbeen allotted and communicated vide Director (Panchayat) reference No. F . 
BDO /NW / Allot./Sawda /2012 / 1988, dated 16 -8 -2012 and CCF s letter No. F. 11 ( 136 )/PA /CCF /11 - 12 /DMRC 

Ph -I11/2661 -69, dated 3 -9 -2012 . 
(c) Wood obtained on removal of trees shall behanded over by the DMRC to the officials concerned of MCD 
for its use on public crematoria in Delhi. 

. By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
SANJIV KUMAR, Secy. (Env., forests and Wildlife ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


